रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


J 


+ 


, 


F 
. 
.LF 
. 
. 
. 
. 
. 

। 


-TAM 


--- 


Hi 


PAN 


- 


- 


1. 


. 


. 


. 


. . 


. 


सभामबजगाने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 209 ] 
No . 209 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , जनवरी 23 , 2016 / माघ 3 , 1937 
NEW DELHI, SATURDAY , JANUARY 23 , 2016 / MAGHA 3 , 1937 


वित्त मंत्रालय 
(वित्तीय सेवा विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 जनवरी, 2016 
का. आ . 233(अ). केन्द्रीय सरकार , साधारण बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम, 1972 (1972 का 
57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा 
की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण स्कीम , 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है , 
अर्थात् : 
1. ( 1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का 
सुव्यवस्थीकरण ) संशोधन स्कीम, 2016 है । 
(2) यह स्कीम 1 अप्रैल , 2010 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी । 
( 3) यह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू होगी , जो 1 अप्रैल , 2010 को या उसके पश्चात् निगम या कंपनी की सेवा 
में आए थे, किंतु यह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू नहीं होगी , जिनके त्यागपत्र को इस स्कीम के प्रकाशन की 
तारीख से पूर्व स्वीकार कर लिया गया है या उक्त तारीख से पूर्व जिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है । 
2. साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण ) स्कीम , 1975 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् “ उक्त स्कीम” कहा गया है) के पैरा 9 के तीसरे परंतुक में , “1 जनवरी , 2004” अंकों और शब्दों 
के स्थान पर “1 अप्रैल, 2010” अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 


391 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


3. उक्त स्कीम के पैरा 9क में , "1 जनवरी , 2004” अंकों और शब्दों के स्थान पर “ 1 अप्रैल , 2010 ” अंक और शब्द 
रखे जाएंगे ; 

[ फा . सं. एस-11012/07/ 2010-बीमा. I] 

आलोक टंडन, संयुक्त सचिव 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
1. केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल , 2010 से निगम और कंपनियों मे परिभाषित अभिदाय के आधार पर नई पेंशन 
स्कीम कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया है । तदनुसार , 1 अप्रैल , 2010 से निगम और कंपनियों के कर्मचारियों 
के लिए नई पेंशन स्कीम को प्रभावी करने के लिए साधारण बीमा ( अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य 
शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम , 1975 को संशोधित किया जाता है । 
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस स्कीम को 1 अप्रैल, 2010 से कार्यान्वित किए जाने से निगम या कंपनी के 
किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । 


टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्या का . आ . 521(अ), तारीख 17 सितंबर, 1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी और 
इसे तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का . आ . 672( अ), तारीख 21. 11. 1975 , का . आ . 389( अ ), तारीख 
01. 06. 1976, का . आ . 2445 ( अ), तारीख 30 .07. 1977 , का . आ . 1047( अ ), तारीख 29. 03. 1978, का . आ . 
2110( अ), तारीख 14.06 . 1978, का . आ . 3428 ( अ), तारीख 16.11.1978 , का . आ . 5( अ), तारीख 
20. 12.1978, का . आ . 770 ( अ), तारीख 15.10. 1985 , का . आ . 883( अ ), तारीख 09. 12. 1985, का . आ . 
442( अ), तारीख 27. 04.1987, का . आ . 138 ( अ), तारीख 29 .01. 1988 , का . आ . 782( अ ), तारीख 
22. 08. 1988, का . आ . 572( अ), तारीख 25 .07. 1989 , का . आ . 751 ( अ ), तारीख 01. 10. 1990, का . आ . 
200 (अ ), तारीख 10 . 03 .1992, का . आ . 81( अ), तारीख 02.02.1994, का . आ . 592( अ), तारीख 
30. 06. 1995 , का . आ . 521( अ), तारीख 18.07. 1996, का . आ . 108( अ ), तारीख 14. 02. 1997, का . आ . 
168 ( अ), तारीख 05. 03.1998, का . आ . 729 ( अ), तारीख 27 .08. 1998 , का . आ . 695 ( अ ), तारीख 
30. 08 . 1999, का . आ . 587( अ), तारीख 22 .06. 2000, का . आ . 781 (अ), तारीख 14.08.2001, का . आ . 
1027 (अ), तारीख 22.09. 2004, का . आ . 634( अ), तारीख 04. 05 . 2005, का . आ . 1792( अ), तारीख 
21. 12. 2005, का . आ . 2742( अ), तारीख 26. 11.2008 और का . आ . 2470( अ ), तारीख 08 . 10. 2010 द्वारा 
संशोधित किया गया । 


[ HC1 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Financial Services) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd January , 2016 
S . O . 233 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business 
(Nationalisation ) Act, 1972 (57 of 1972 ), the Central Government hereby frames the following Scheme further to 
amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers ) Scheme, 1975 , 
namely : 

( 1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other 
Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2016 . 
(2 ) This Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2010 . 
( 3) This Scheme shall be applicable to those officers, who joined the service of the Corporation or Company 

on or after the 1st day of April , 2010 , but shall not apply to the officers whose resignations have been 

accepted or whose service have been terminated before the date of publication of this Scheme. 
In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) 
Scheme, 1975 (hereinafter referred to as “ the said Scheme" ), in paragraph 9 , in the third proviso , for the 
words, figures and letters “ 1st day of January, 2004 ” , the words, figures and letters “ 1st day of April, 2010 ” 
shall be substituted . 
In the said Scheme, in paragraph 9A , for the words, figures and letters “ 1st day of January , 2004 ” , the 
words , figures and letters “ 1st day of April , 2010 ” shall be substituted . 

[ F .No. S - 11012 /07/2010 -Ins.l] 

ALOK TANDON , Jt. Secy . 


3 . 


EXPLANATORY MEMORANDUM 
1 . The Central Government has decided to implement the New Pension Scheme based on defined contribution in the 

Corporation and the Companies with effect from the 1st day of April, 2010 . The General Insurance ( Rationalisation 
of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers ) Scheme, 1975 is, accordingly , amended to give effect to 
the New Pension Scheme for the employees of the Corporation and the Company with effect from the 1st day of 

April, 2010 . 
2 . It is certified that no officer of the Corporation or the Company is likely to be affected adversely by the 

implementation of the New Pension Scheme with effect from 1st day of April, 2010 . 
NOTE : - The Principal Scheme was published in the Gazette of India , Extraordinary vide notification No. S .O . 521 ( E ), 
dated the 17 .09 . 1975 and subsequently amended by notification No . S . O . 672 ( E ), dated 21. 11. 1975 , S .O . 389 ( E ), dated 
1 .6 . 1976 , S .O . 2445 dated 30 .7 . 1977 , S . O . 1047 dated 29 . 3 . 1978 , S . O . 2110 dated 14 .6 . 1978 , S . O . 3428 dated 
16 .11. 1978 , S . O . 5 dated 20. 12 . 1978 , S . O . 770 ( E ), dated 15 . 10 . 1985 , S . O . 883 ( E ), dated 9 . 12 . 1985 , S . O . 442 ( E ), dated 
27 . 4 . 1987, S . O . 138 ( E ) , dated 29 . 1. 1988, S . O . 782 ( E ) , dated 22 . 8 . 1988, S . O . 572 ( E ) , dated 25 .7 . 1989, S . O . 751 ( E ) , 
dated 1 . 10 . 1990 , S . O . 200 ( E ), dated 10 . 3 . 1992, S . O . 81( E ), dated 2 .2 . 1994 , S . O . 592 ( E ), dated 18 . 07 . 1996 , S . O . 
521( E ), dated 18 .07.1996 , S . O . 108 ( E ), dated 14 .02. 1997, S . O . 168 ( E ), dated 5 .3 . 1998 , S . O . 729 ( E ), dated 27 .8 . 1998 , 
S . O . 695 ( E ), dated 30 .08 . 1999 , S .O . 587 ( E ), dated 22 .6 . 2000 ., S . O . 781 (E ), dated 14 .8 . 2001, S . O . 1027 ( E ), dated 
22 .9 .2004 , S .O . 634( E ), dated 4 .5 .2005 , S .O . 1792( E ), dated 21. 12 . 2005 , S . O . 2742 (E ), dated 26 . 11. 2008 and 
S . O . 2470 ( E ), dated 08 . 10 .2010 . 


* * * 


अधिसूचना 

of facraft ,23628 , 2016 
ofT.31 . 234 (3T). — Aste PR , ATERUT AT forear (27€12442UT) s faf417 , 1972 (1972 
Hot 57) part 177 GRT YGA Of IT AT PIT pred , ATERUTAHT (facile faire to 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण ) स्कीम , 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
स्कीम बनाती है, अर्थात् : 
1. ( 1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का 
सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2016 है । 
( 2) यह स्कीम 1 अप्रैल , 2010 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी । 
( 3 ) यह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू होगी , जो 1 अप्रैल , 2010 को या उसके पश्चात् निगम या कंपनी की सेवा 
में आए थे, किंतु यह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू नहीं होगी, जिनके त्यागपत्र को इस स्कीम के प्रकाशन की 
तारीख से पूर्व स्वीकार कर लिया गया है या उक्त तारीख से पूर्व जिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है । 
2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम , 1976 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त स्कीम” कहा गया है) के पैरा 16 के तीसरे परंतुक में , "1 जनवरी, 2004 ” अंकों 
और शब्दों के स्थान पर “ 1 अप्रैल , 2010 ” अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 
3. उक्त स्कीम के पैरा 16क में , "1 जनवरी, 2004” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल , 2010” अंक और शब्द 
रखे जाएंगे ; 


[ फा .सं . एस - 11012/07/ 2010-बीमा . I] 

आलोक टंडन , संयुक्त सचिव 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
1. केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल , 2010 से निगम और कंपनियों में परिभाषित अभिदाय के आधार पर नई पेंशन 
स्कीम कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया है । तदनुसार , 1 अप्रैल , 2010 से निगम और कंपनियों के कर्मचारियों 
के लिए नई पेंशन स्कीम को प्रभावी करने के लिए साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की 
अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण ) स्कीम , 1976 को संशोधित किया जाता है । 
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस स्कीम को 1 अप्रैल, 2010 से कार्यान्वित किए जाने से निगम या कंपनी के 
किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । 
टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्या का . आ. 327( अ), तारीख 29 .04. 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और 
तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का . आ . 761 (अ), तारीख 01 .12. 1976, का . आ . 2444( अ), तारीख 30. 07 .1977 , 
का . आ . 1048 ( अ), तारीख 29 .03. 1978, का . आ . 414( अ ), तारीख 28. 06. 1978, का . आ . 3430( अ ), तारीख 
16. 11 .1978, का . आ . 80( अ), तारीख 13. 02 . 1987, का . आ . 781( अ), तारीख 22. 08.1988, का . आ . 
478 ( अ), तारीख 13. 06.1990, का . आ . 766 ( अ ), तारीख 09 .10. 1990 , का . आ . 201 ( अ), तारीख 
10.03. 1992, का . आ . 82( अ ), तारीख 02.02. 1994, का . आ . 593 ( अ), तारीख 30. 06. 1995, का . आ . 
522( अ), तारीख 18.07 .1996, का . आ . 145 ( अ), तारीख 25. 02. 1997 , का . आ . 730( अ ), तारीख 
27.08.1998, का . आ . 696( अ), तारीख 30 .08. 1999 , का . आ . 588( अ ), तारीख 22. 06. 2000, का . आ . 
781 ( अ), तारीख 30 .08. 2000 , का . आ . 7( अ), तारीख 02.01.2003, का . आ . 1499( अ), तारीख 


[ TT II – qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


fol. 37. 2471(3 ), arta 08 . 10 .2010 GRT 


19 .08 .2008 , p . 31. 1831( 37), arta 23.07 . 2008 31 
संशोधित किए गए । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd January , 2016 
S .O . 234 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business 
(Nationalisation ) Act, 1972 (57 of 1972 ), the Central Government hereby makes the following Scheme further to 
amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff ) 
Scheme, 1976 , namely : 

1 . (1 ) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions 

of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2016 . 
(2) This Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2010 . 
( 3) This Scheme shall be applicable to those employees who joined the service in the Corporation or 

Company on or after, the 1st day of April, 2010 , but shall not apply to the employees whose resignation 
have been accepted or whose service have been terminated before the date of publication of this Scheme. 


2 . In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development 

Staff ) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme ), in paragraph 16 , in the third proviso , for 
the words, figures and letters “ 1st day of January, 2004 ” , the words, figures and letters “ 1st day of April , 

2010 ” shall be substituted . 
3. In the said Scheme, in paragraph 16A , for the words, figures and letters “ 1st day of January , 2004 ” , the 

words, figures and letters “ 1st day of April, 2010 ” shall be substituted . 


[F . No . S - 11012/07/ 2010 -Ins .I ] 


ALOK TANDON , Jt . Secy . 


EXPLANATORY MEMORANDUM 
1. The Central Government has decided to implement the New Pension Scheme based on defined contribution in the 

Corporation and the Companies with effect from the 1st day of April, 2010 . The General Insurance (Rationalisation 
of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff ) Scheme, 1976 is , accordingly, amended to give 
effect to the New Pension Scheme for the employees of General Insurance Companies with effect from the 1st day of 

April, 2010 . 
2 . It is certified that no Development Staff of the Corporation or the Company is likely to be affected adversely by the 

implementation of the New Pension Scheme with retrospective effect i.e. from 1st day of April, 2010 . 
Note : The Principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary , vide notification 
No. S .O . 327 ( E ), dated the 29. 04 . 1976 subsequently amended by notification No . S . 0 .761( E ), dated 01- 12 . 1976 , S .O . 
2444 dated 30 .07 . 1977 , S . O 1048 dated 29 .03. 1978 , S . O . 414 (E ), dated 28.06 . 1978 , S .O .3430 dt. 16 . 11 . 1978 , S . O .80 ( E ) , 
dt. 13 .02. 1987 , S . O . 781( E ), dt. 22 .08. 1988 , S . O . 478 (E ), dt. 13.06 . 1990 , S . O . 766 ( E ), dt. 09. 10 . 1990 , S . O . 201( E ), dt . 
10 . 03 . 1992, S . O .82 (E ), dt. 02 . 02 .1994 , S . O .593( E ), dt. 30 .06 . 1995 , S .O .522 ( E ), dt 18 .07 . 1996 , S . O . 145 ( E ) , dt. 
25 . 02. 1997 , S . O . 730 ( E ), dt. 27 . 8 . 1998 , S .O .696 ( E ), dt. 30 . 8 . 1999 , S .O . 588 ( E ), dt. 22 .6 .2000 , S . O . 781(E ), dated 
30. 08 .2000 , S . O . 7 ( E ), dated 02 .01.03 , S . O . 1499( E ), dated 19 . 06 .2008; S . O . 1831( E ) , dated 23.07. 2008 and S . O . 2471( E ), 
dated 08 . 10 . 2010 . 


* * * 


अधिसूचना 

Ts Parefit, 23 gach , 2016 
T. 31. 235 (37). — rsity Hear , Harur frhtarar ( 2Toç1244 UT) 3fafrun , 1972 ( 1972 
का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण ) स्कीम, 1974 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : 
1 . (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा ( पर्यवेक्षकीय , लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के 
वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण ) संशोधन स्कीम, 2016 है । 
( 2) यह स्कीम 1 अप्रैल , 2010 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी । 
( 3) यह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू होगी, जो 1 अप्रैल , 2010 को या उसके पश्चात् निगम या कंपनी की सेवा 
में आए थे, किंतु यह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू नहीं होगी, जिनके त्यागपत्र को इस स्कीम के प्रकाशन की 
तारीख से पूर्व स्वीकार कर लिया गया है या उक्त तारीख से पूर्व जिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है । 
2. साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय , लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का 
सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम , 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ उक्त स्कीम ” कहा गया है ) के पैरा 11 के 
तीसरे परंतुक में , 1 जनवरी, 2004 ” अंकों और शब्दों के स्थान पर “ 1 अप्रैल, 2010 ” अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 
3. उक्त स्कीम के पैरा 11क में , "1 जनवरी , 2004 " अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल , 2010” अंक और शब्द 
रखे जाएंगे; 

[ फा . सं. एस-11012/07/ 2010- बीमा . I] 

आलोक टंडन , संयुक्त सचिव 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
1. केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल , 2010 से निगम और कंपनियों मे परिभाषित अभिदाय के आधार पर नई पेंशन 
स्कीम कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया है । तदनुसार , 1 अप्रैल, 2010 से निगम और कंपनियों के कर्मचारियों 
के लिए नई पेंशन स्कीम को प्रभावी करने के लिए साधारण बीमा ( पर्यवेक्षकीय , लिपिकीय और अधीनस्थ 
कर्मचारिद्वंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण ) स्कीम , 1974 को संशोधित 
किया जाता है । 
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस स्कीम को 1 अप्रैल , 2010 से कार्यान्वित किए जाने से निगम या कंपनी के 
किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । 
टिप्पण :- मूल स्कीम को भारत के राजपत्र , असाधारण में , अधिसूचना सं . का . आ . 585 ( अ), तारीख 28 जून , 1995 
द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसके पश्चात् उसमें अधिसूचना सं . का . आ . 475( अ ), तारीख 3 जुलाई, 1996 , 
का . आ . 342 ( अ), तारीख 22 अप्रैल , 1997, का . आ . 461 (अ), तारीख 18 जून , 1999, का . आ . 1221 (अ), तारीख 
6 दिसंबर , 1999, का . आ . 590( अ ), तारीख 22 जून , 2000, का . आ . 775 ( अ), तारीख 14 अगस्त , 2001 , का . आ . 
1086 ( अ), तारीख 2 नवंबर , 2001 , का . आ . 778( अ), तारीख 5 जुलाई, 2004, का . आ . 636 ( अ), तारीख 4 मई, 
2005, का . आ . 1794(अ), तारीख 19 अक्तुबर , 2006 और का . आ . 2473( अ), तारीख 8 अक्तुबर , 2010 द्वारा 
संशोधन किए गए थे । 


[ TT II - QU5 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd January, 2016 
S . O . 235 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business 
(Nationalisation ) Act, 1972 (57 of 1972 ), the Central Government hereby makes the following Scheme further to 
amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of 
Supervisory , Clerical and Subordinate Staff ) Scheme, 1974 , namely : 

1 . ( 1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and 

other Conditions of Service of Supervisory , Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2016 . 
(2 ) This Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2010 . 


2 . 


( 3 ) This Scheme shall be applicable to those employees who joined the service of the Corporation or 
Company on or after the 1st day of April , 2010 , but shall not apply to the employees whose resignation 
have been accepted or whose services have been terminated before the date of publication of this Scheme. 
In the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of 
Supervisory , Clerical and Subordinate Staff ) Scheme, 1974 , (hereinafter referred to as “ the said Scheme” ), 
in paragraph 11 , in the third proviso , for the words, figures and letters “ 1st day of January , 2004 ” , the 
words, figures and letters “ 1st day of April, 2010 ” shall be substituted . 
In the said Scheme, in paragraph 11A , for the words, figures and letters “ 1st day of January , 2004 ” , the 
words, figures and letters “ 1st day of April, 2010 ” shall be substituted . 

[F . No . S- 11012 /07/2010 -Ins.1] 

ALOK TANDON , Jt . Secy. 


3. 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. The Central Government has decided to implement the New Pension Scheme based on defined contribution in the 

Corporation and the Companies with effect from the 1st day of April, 2010 . The General Insurance (Rationalisation 
and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory , Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 
1974 is , accordingly , amended to give effect to the New Pension Scheme for the employees in the Company and 

Corporation with effect from the 1st day of April, 2010 . 
2 . It is certified that no employee of the Corporation or the Companies is likely to be affected adversely by the 

implementation of the New Pension Scheme with effect from 1st April , 2010 . 
Note : The Principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary , vide notification No. S . O . 326 ( E ), 
dated 27th May , 1974 and subsequently amended vide notification No. S . O . 472( E ), dated 5th September 1975 , S .O . 
5415 dated 22nd December 1975 , S .O 390 ( E ), dated 1st June 1976 , S .O . 4466 dated 11th November 1976 , S .O . 2443 
dated 30th July , 1977 , S .O 1046 dated 29th March 1978, S . O . 1049 dated 29th March , 1978, S . O . 1410 dated 26th April , 
1978, S . O . 3429 dated 16th November 1978, S .O . 314 ( E ), dated 12th May , 1980 , S . O . 729 ( E ), dated 21st September 
1984 , S .O . 789 ( E ), dated 15th October 1985 , S .O . 884 ( E ), dated 9th December, 1985 , S .O . 729 ( E ), dated 3rd October, 
1986 , S . O . 441(E ) , dated 27th April , 1987 , S .O . 1038 ( E ), dated 7th December, 1987 , S .O . 780 ( E ), dated 22nd August 
1988 , S .O . 783( E ), dated 22nd August 1988 , S .O . 1160 ( E ), dated 9th December 1988 , S . O . 180 (E ), dated 10th March , 
1989, S . O . 356 ( E ), dated 12th May 1989 , S .O . 405 ( E ), dated 24th May 1990 , S .O 542( E ), dated 6th July 1990 , S .O . 
593 ( E ), dated 27th July 1990 , S .O . 754 dated 4th October 1990 , S . O . 797 ( E ), dated 25th November 1991 , S .O . 909 ( E ), 
dated 23rd December 1991, S .O . 83 dated 2nd February 1994 , S . O . 594 ( E ), dated 30th June , 1995 , S .O . 139 ( E ), dated 
22nd February 1996 , S .O . 759 ( E ), dated 1st November 1996 , S .O . 465 ( E ), dated 27th May , 1998 , S . O . 731 ( E ), dated 
27th August, 1998 , S . O . 694 ( E ), dated 30th August, 1999 , S . O 589 ( E ), dated 22nd June , 2000 , S . O . 782( E ), dated 30th 
August, 2000, S .O . 225 ( E ), dated 15th March , 2001, S .O . 633(E ), dated 4th May, 2005 , S .O . 1793 (E ), dated 21st 
December, 2005 and S . O . 2472 ( E ), dated . 08 . 10 . 2010 . 


* * * 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 23 जनवरी , 2016 


का. आ. 236( अ). — केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण) अधिनियम , 1972 (1972 
का 57 ) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (कर्मचारी ) पेंशन स्कीम , 1995 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : 
1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा( कर्मचारी) पेंशन संशोधन स्कीम , 2016 है । 

( 2) यह स्कीम 1 अप्रैल , 2010 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी । 
( 3) यह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू होगी, जो 1 अप्रैल , 2010 को या उसके पश्चात् निगम या कंपनी की सेवा 
में आए थे, किंतु यह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू नहीं होगी , जिनके त्यागपत्र को इस स्कीम के प्रकाशन की 
तारीख से पूर्व स्वीकार कर लिया गया है या उक्त तारीख से पूर्वजिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है । 
2. साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 3 में , 
( अ ) उप पैरा ( 4) में , "1 जनवरी , 2004” अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2010 ” अंक और शब्द रखे 
जाएंगे ; 
( आ ) टिप्पण ( 2) में , "1 जनवरी , 2004 ” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल , 2010 ” अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 

[ फा . सं. एस-11012/07/ 2010-बीमा. I] 

आलोक टंडन, संयुक्त सचिव 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
1. केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल , 2010 से निगम और कंपनियों में परिभाषित अभिदाय के आधार पर नई पेंशन 
स्कीम कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया है । तदनुसार , 1 अप्रैल , 2010 से निगम और कंपनियों के कर्मचारियों 
के लिए नई पेंशन स्कीम को प्रभावी करने के लिए साधारण बीमा ( कर्मचारी) पेंशन स्कीम , 1995 को संशोधित 
किया जाता है । 
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस स्कीम को 1 अप्रैल , 2010 से कार्यान्वित किए जाने से निगम या कंपनी के 
किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । 
टिप्पण :- मूल स्कीम को भारत के राजपत्र, असाधारण में , अधिसूचना सं . का . आ. 585 (अ), तारीख 28 जून , 1995 
द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसके पश्चात् उसमें अधिसूचना सं. का . आ . 475 ( अ), तारीख 3 जुलाई, 1996 , 
का . आ . 342( अ), तारीख 22 अप्रैल , 1997 , का . आ . 461( अ ), तारीख 18 जून , 1999, का . आ . 1221( अ ), तारीख 
6 दिसंबर , 1999, का . आ . 590 ( अ), तारीख 22 जून , 2000, का . आ . 775( अ), तारीख 14 अगस्त , 2001, का . आ . 
1086 ( अ), तारीख 2 नवंबर , 2001 , का . आ . 778( अ), तारीख 5 जुलाई, 2004, का . आ . 636 ( अ), तारीख 4 मई, 
2005, का . आ . 1794( अ), तारीख 19 अक्तुबर , 2006 और का . आ . 2473( अ ), तारीख 8 अक्तुबर , 2010 द्वारा 
संशोधन किए गए थे । 


[ TT II - 245 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd January, 2016 
S . O . 236 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business 
(Nationalisation ) Act, 1972 (57 of 1972 ), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend 
the General Insurance (Employees ) Pension Scheme, 1995 , namely : 


1. ( 1) This Scheme may be called the General Insurance (Employees ) Pension Amendment 

Scheme, 2016 . 
(2) This Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2010 . 
(3 ) This Scheme shall be applicable to those employees who joined the service of the Corporation 

or Company on or after, the 1st day of April , 2010 , but shall not apply to the employees 
whose resignation have been accepted or whose services have been terminated before the 

date of publication of this Scheme. 
2. In the General Insurance ( Employees ) Pension Scheme, 1995 , in paragraph 3, 
( A ) in sub- paragraph (4 ), for the words, figure and letters “ 1st day of January , 2004 ” , the words, 

figures and letters “ 1st day of April , 2010 ” shall be substituted ; 
(B ) in Note (2), for the words, figures and letters “ 1st day of January, 2004 ” , the words, figures 
and letters “ 1st day of April, 2010 ” shall be substituted . 

[ F . No. S - 11012/07 /2010 - Ins.I] 


ALOK TANDON , Jt. Secy. 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. The Central Government has decided to implement the New Pension Scheme based on defined contribution in the 

Corporation and the Companies with effect from the 1st day of April , 2010 . The General Insurance ( Employees ) 
Pension Scheme, 1995 is , accordingly amended to give effect to the New Pension Scheme for the employees of the 

Corporation and the Companies with effect from the 1st day of April, 2010 . 
2 . It is certified that no employee of the Corporation or the Company is likely to be affected adversely by the 

implementation of the scheme with effect from 1st April, 2010 . 
Note: The Principal Scheme was published in the Gazette of India , Extraordinary, vide notification 

No . S .O . 585 ( E ), dated the 28th June , 1995 and subsequently amended by notification No . S . O . 475 ( E ), dated the 
3rd July , 1996 , S . O . 342 (E ), dated the 22nd April , 1997 , S .O . 461( E ), dated the 18th June, 1999 , S .O . 1221 (E ) , 
dated the 6th December, 1999 , S . O . 590 ( E ), dated the 22nd June , 2000 , S .O . 775 ( E ), dated 14th August , 2001, 
S .O . 1086 ( E ), dated the 2nd November, 2001, S . O . 778 ( E ), dated the 5th July , 2004 , S . O . 636 ( E ), dated the 4th 
May , 2005 , S . O . 1794 (E ), dated the 19th October, 2006 and S .O . 2473 ( E ), dated the 8th October , 2010 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


